पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 43 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2023-कार्तिक 5, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अगस्त 2023 
क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भूवनेश यादव भा.प्र.से. (2006), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग 
तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुक्त, निःशक्‍्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- 
साथ नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 
2. श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008 ), रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी तथा अतिरिक्त प्रभार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं 


आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल को केवल आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. शेष प्रभार यथावत््‌ रहेगा. 


2999 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


3000 छत्तीसगढ़ UTA, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


3. श्री सारांश मित्तर भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (CGRIDCL) तथा 
अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC), नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, संचालक 
नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालक उद्योग एवं विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को केवल संचालक, उद्योग 
तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC), नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एवं विशेष सचिव, 
वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत्‌ रहेगा. 


4. सुश्री इफूफत आरा, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन 
(ग्रामीण) एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को केवल मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन 
(ग्रामीण) एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए, आयुक्त, 
छ.ग. गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है. शेष यथावत्‌ रहेगा. 


5, सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं 
उद्योग विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, भौमिकी तथा 
खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


6. सुश्री पद्मिनी भोई साहू भा.प्र.से. (2016), मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ 
मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. डी. सिंह, सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-25/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-जशपुर के ग्राम-फरसाबहार, को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक 
aa (HS पार्क) के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


ग्राम का नाम | अनुक्रमांक | खसरा नम्बर रकबा (हेक्टेयर में) 


ग्राम - फरसाबहार 334/9 


कुल रकबा 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-22/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-धमतरी के ग्राम-जी जामगांव, तहसील-कुरूद एवं ग्राम-श्यातराई, 
तहसील-धमतरी को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र (फुड पार्क) के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण 
निम्नानुसार है :-- 


wear हिक्टेयर में) 
|. 10.70 | 
| 3.68 |! 


138.618 | 


I ग्राम का नाम खसरा नम्बर 
ग्राम - जी जामगांव तहसील- ged 846/2 
ग्राम - श्यामातराई तहसील- धमतरी 825/2 


कुल रकबा 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3001 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-23/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-रायपुर के ग्राम-सरोरा, में विकसित प्लास्टिक पार्क सरोरा, जिला- 
रायपुर को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


ग्राम का नाम 


ग्राम - सरोरा 


7.833 
2.719 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-24/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला- धमतरी के ग्राम-बगौद, में को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक 
क्षेत्र (मेगा फुड पार्क) के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


में) 
| 25.58 |[. 255... | 
2) 


3002 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-30/2022/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-कोरिया के ग्राम-परसगढ़ी, में विकसित एकीकृत औद्योगिक विकास 
ax (IIDC) परसगढ़ी जिला-कोरिया को विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार 
है :-- 


ग्राम का नाम 


ग्राम-परसगढ़ी 


[अनुक्रमांक | 
| _ 1.06 _| 
srt 


कुल रकबा 13.24 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-09/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-राजनांदगांव के ग्राम-पांगरीखुर्द में स्थित 19.599 हेक्टेयर भूमि को 
विकसित औद्योगिक क्षेत्र (फुड पार्क) के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


ग्राम का नाम | gas | खसरा नम्बर रकबा हिक्टेयर में) 
ग्राम - पांगरीखुर्द 150 5.970 


7 3.124 
10.505 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-10/2023/11/6.--राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-सुकमा के ग्राम-सुकमा, को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक 
क्षेत्र (फुड पार्क) के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


WAM नम्बर रकबा (हेक्टेयर में) 


1604 2.500 


कुल रकबा 


ग्राम का नाम 
ग्राम - सुकमा 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3003 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ 11-31/2023/11/6.-राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-रायगढ़ के ग्राम-सियारपाली, में विकसित एकीकृत अधोसंरचना 
विकास केन्द्र (190) सियारपाली-महापल्ली जिला-रायगढ़, को विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का 
विवरण निम्नानुसार है :-- 


1. ग्राम- सियारपाली 


क्र. | खसरा . | खसरा रकबा है.) क्र. BAT नें. रकबा @.) 
ata tpl caibadl lll aed salad 
iB 4. [07 | उ्उत् 6. व्टट 


|__| कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.037 हेक्टेयर 


; . | खसरा नं. रकबा @.) 
1.214 | 43. 91/2 0.539 


2. ग्राम- मौहापल्ली 


: 29 22. 59/7 
029 [24 aE 
0203 कि | 101 


Loa) 


0.408 0817 


6. | 0.121 | 27. 52/ 
0.125 | 49. 98/2 1.526 


0.223 | 28. 158/4 

fs. | 33/2| 0.008 | 29. 93 50. 47| 0.182 
9. | 36/1 51. | (158/1| 0.144 
36/4 52. 158/7| 0.140 


36/6 0.121 (53. | 158/11 
36/2 0.081 [54. | 158/13 
। 0.061 | 34. 365 oaa7 ss. | 158716 
i. 402 
36 


36 


बिन 


— 
bo 


bet 
(3 


ao 
\O| oO 


3004 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


क्र. | खसरा 
a. 


18. 37/3 


0.066 


55 183 [@_| 8B 
अत 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


क्रमांक/2978/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

कोण्डागांव मर्दापाल जोड़ेंगा 0.475 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्राम जोड़ेंगा - पोहमार 
एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव... मार्ग के कि.मी. 2/4 
पोहमार 0.0646 eM नाला पर सेतुमय 


पहुंच मार्ग निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3005 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं (1) (2) 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एव 
आपका 7a 34/3 0.004 
आपदा प्रबंधन विभाग 
46/2 0.137 
कोरबा, दिनांक 26 सितम्बर 2023 51 0.065 
52/2 0.085 
क्रमांक/12447/भू-अर्जन/अ-82/2023.-- चूंकि राज्य शासन ae ses 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ' 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 445 0.073 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 272/1 0.012 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार गा 1088 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) न्‍ 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 272/2, 273/2 0.004 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 261/1घ 0.065 
271/2 0.041 
अनुसूची 
268/5 0.065 
(क) जिला-कोरबा 268/4 0.065 
(ख) तहसील-कटघोरा 268/2 0.004 
(ग) नगर/ग्राम-ढेलवाडीह 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.478 हेक्टेयर ol co 
342 0.069 
खसरा नम्बर रकबा ‘ 33818 nee 
(हेक्टेयर में) 
(2) 344 0.057 
315/1क से 0.081 
311 6159 315/1क से 0.129 
298, 299/2, 299/3, 0.094 al O28 
300, 302/2 302/1क 0.041 
30 हे 302/ख 0.036 
0 0.0 
25, 26 0.122 erat oe 
308/1 0.065 
54/1 0.069 
308/2 0.057 
55, 56, 57/2 0.073 
28 0.012 योग 2.478 
44/1 0.049 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा 
44/4 0.004 
व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु. 
27/3 0.004 
57/6 0.073 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. ), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
45 0.133 
50/1 0.024 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


52/1 0.057 सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


3006 छत्तीसगढ़ UMA, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 


[ 411 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गरियाबंद, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


प्रकरण क्रमांक 202201222000046/अ-82.-- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-छुरा 
(ग) नगए/ग्राम-छुरा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर A) 

(1) (2) 
440/1 0.08 
453 0.04 
459 0.04 
460 0.06 
461 0.05 
463 0.09 
465 0.04 
504/1 0.04 
504/2 0.04 
505 0.09 
506 0.01 
507 0.04 
508 0.02 
509 0.11 
514 0.12 
517/2 0.12 
योग 0.99 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महादेव घाट 
से श्मशान घाट तक बाढ़ नियंत्रण कार्य योजनांतर्गत तटबंध 
निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


गरियाबंद, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


प्रकरण क्रमांक 202203222000010/अ-82.-- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-छुरा 
(ग) नगर/ग्राम-रावनाभाठा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
140 0.08 
योग 0.08 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महादेव घाट 
से श्मशान घाट तक बाढ़ नियंत्रण कार्य योजनांतर्गत तटबंध 
निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आकाश छिकारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3007 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सूरजपुर (छ.ग.) 


सूरजपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2023 


प्रारूप-] 
[नियम 5 (1) देखें | 


क्रमांक 202109260400008/अ-82/2020-21.--समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कसकेला 
तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में कुल 0.55 हे. भूमि अपेक्षित है, आवेदक लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर, सामाजिक 
समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम-4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक 
रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक/जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक 
समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) :-- 


औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार Herat के विस्थापित होने कि संभावना नहीं है, विस्थापन निरंक है. 


अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को प्रभावित Herat के पु1नर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया 
जाता है. अत: जिला सूरजपुर तहसील भटगांव के ग्राम कसकेला में सेतु निर्माण प्रयोजन हेतु 0.55 हे. माप के भूखंड जिसका विवरण निम्नानुसार 
है का अर्जन किया जाता है :-- 


क्र. सर्वेक्षणः स्वामित्व भूमिका अर्जन का हितबद्ध व्यक्ति सीमाएं 
संख्या काप्रकार प्रकार क्षेत्र हे. में का नाम और पता 3. %. " प. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9 (10) 
1. 4 भूमि डांड 0.02 शिव कुमार आ. गोहन्दुल, wt खसरा खसरा wa 
स्वामी राम कुमार आ. गोहन्दुल, क्र8, WF. क्र. 
धनसाय आ. गोहन्दुल रजवार 9,10 5/2 3 


सा. देह भूमि स्वामी निवासी 
ग्राम कसकेला तहसील भटगांव 


जिला सूरजपुर 
2. 5/1 भूमि डांड 0.03 आलमसाय आ. घाना, नाला 8 खसरा खसरा 
स्वामी कस्मेन पुत्री घाना WAR क्र. क्र. 
सा. देह भू स्वामी निवासी 6,7 5/2 
ग्राम कसकेला तहसील भटगांव 
जिला सूरजपुर 
3. 5/2 भूमि डांड 0.03 कलमसाय आ. धाना, नाला Gt wt wa 
स्वामी बउधी पुत्री धाना रजवार क्र. क्र. क्र. 
सा. देह भू स्वामी निवासी 8 5/1 4 
ग्राम कसकेला तहसील 


भटगांव जिला सूरजपुर 


4. 6 भूमि डांड 0.05 बुचुन, मथुरा, नानबाबू नाला Gt कच्चा खसरा 
स्वामी पिता बलजीत, मुरली, क्र. सड़क क्र. 
सावित्री, मानमति पुत्री, 7 5/1 
बलजीत, नोहरी बेवा बलजीत 
अहीर सा.देह भूमि स्वामी 


निवासी ग्राम कसकेला तहसील 
भटगांव जिला सूरजपुर 


3008 छत्तीसगढ़ UTA, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). (10) 


5. 7, 8, 9 भूमि डांड 0.21 'फुलकुंवर जौजे भाडुस a uw कच्चा खसरा 
स्वामी अहीर, कबूतरी बेवा रंजीत. क्र. 4, क्र. सड़क क्र. 10, 
अहीर भू स्वामी निवासी 5/1, » 11) 12, रेहण्ड 
ग्राम कसकेला तहसील 5/2, 6 13 नदी 
भटगांव जिला सूरजपुर 
6. 10 भूमि डांड 0.21 मुन्नीबाई पुत्री बच्चू at Gt खसरा ws 
स्वामी सा. देह भूस्वामी निवासी क्र.2, क्र.9, क्र.4, नदी 
ग्राम कसकेला तहसील- 3, 4 12 9 
भटगांव जिला सूरजपुर 
0.55 
वृक्ष संरचनाएं 
किस्म संख्या प्रकार प्लिंथ एरिया 
निरंक निरंक निरंक निरंक 


यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, का 
अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है. 


भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान को किसी भी कार्य दिवस को कार्य 
समय के दौरान देखा जा सकता है. 


सरकार, Sat अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भेयाथान और उनके कर्मचारिवृंद 
को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित 
निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है. 


अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात्‌ क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई 
विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. 


अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक 
व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आशक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे. 


संजय अग्रवाल, 
कलेक्टर, 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3009 


कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 
क्रमांक-20 रामपुर (अ.ज.जा.) जिला कोरबा (छ.ग.) 


क्रमांक/1785 रिआ/20-रामपुर/विसचु/2023 कोरबा, दिनांक 21 अक्टूबर 2023 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 
प्रारूप-1 
(नियम 3 देखिए) 
निर्वाचन की सूचना 


एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि-- 
(1) छत्तीसगढ़ विधानसभा से 20-रामपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन होना है, 


(2). नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या श्री सत्यपाल प्रताप राय तहसीलदार करतला सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या उसके 
किसी प्रस्थापक द्वारा 30 अक्टूबर 2023 के अपश्चात्‌ (लोक अवकाश दिन से भिन्‍न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराहन 
के बीच कक्ष क्रमांक-05 (भू-तल) न्यायालय अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर कोरबा में परिदत्त किए जा सकेंगे, 


(3). नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे, 


(4). नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए कक्ष क्रमांक-05 ( भू-तल) न्यायालय अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर कोरबा में 31-10-2023 
को पूर्वाहन 10 बजे लिए जाएंगे, 


(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा 
उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 
02-11-2023 को 3 बजे अपराहन के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी, 


(6). निर्वाचन लड़े जाने की दशा में 17-11-2023 को पूर्वाहन 8.00 बजे और अपराहन 5.00 बजे के बीच मतदान होगा. 


CONDUCT OF ELECTION RULES, 1961 
Notice is hereby given that- 
FORM-I 
(See rule-3) 

NOTICE OF ELECTION 


Notice is hereby given that— 


1. an election is to be held of a member to the Chhattisgarh Legislative Assembly in the 20-Rampur (S.T.) 
constituency, 
2: nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the Returning Officer or to 


Mr. Satyapal Pratap Ray Tahsildar kartala Assistant Returning Officer, at Room No. 05 (Ground Floor) Court 
of Additional Collector, Office of Collector Korba between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than public 
holiday) not later than the 30-10-2023. 


3. forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid; 


4. nomination paper will be taken up for scrutiny at 10 A.M. on 31-10-2023 at Room No. 05 (Ground Floor) 
Court of Additional Collector, Office of Collector Korba, 


3010 छत्तीसगढ़ UTA, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


5. notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by 
his election agaent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to either of the officers 
specified in paragraph(2) above at his office before-3 P.M. on the 02-11-2023. 


6. in the event of the election being contested, the poll will be taken on 17-11-2023 between the hours of 8.A.M. 
and 5 P.M. 
प्रदीप कुमार साहू, 
रिटर्निंग ऑफिसर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 7th September 2023 


No. 1318/Confdl./2023/N-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Shri Ashok Kumar Sahu, Bilaspur Balrampur Balrampur District & Sessions 
District & Sessions Judge. at at Judge. 


Ramanujganj Ramanujganj 


2. Shri Ramashankar Prasad, Bilaspur Bilaspur Bilaspur District and Sessions 
Principal Judge, Family Court. Judge. 


Bilaspur, the 7th September 2023 


No. 1320/Confdl./2023/II-3-1/2023.—The following Civil Judges (Senior Division), as specified in 
Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown 
in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate for the Revenue District 
mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their 
office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1... Shri Bhupendra Kumar Vasnikar रिधतपा Kanker Uttar Bastar I Civil Judge Class-I 
I Civil Judge Class-I & C.J.M., (Kanker) & C.J.M. 


Raipur & Judge, Virtual Court. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 3011 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2. Shri Digvijay Singh, I Civil Rajnandgaon Raipur Raipur I Civil Judge Class-I 
Judge Class-I & C.J.M. & C.J.M., Raipur & 


Judge, Virtual Court. 


3. Shri Om Prakash Sahu, II Civil Kawardha Rajnandgaon Rajnandgaon I Civil Judge Class-I 
Judge Class-I & A.C.J.M. & C.J.M. 


Note : (1.) The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3(2) (b) of the Chhattisgarh 
Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006. The conferment of benefit by 
way of ACP Scales shall be made on the appraisal of the work and performance by the High Court upon 
completion of five years of continuous service as Civil Judge (Senior Division). 


Bilaspur, the 7th September 2023 


No. 1321/Confdl./2023/N-3- 1/2023.—The following Civil Judge (Senior Division), as specified in Column 
No. (2) of the table below, is hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column 
No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column 
No. (6) from the date he assume charge of his office :— 


S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Shri Pallve Raghuvanshi, Raipur Kawardha Kabirdham II Civil Judge Class-I 
IV Additional Judge to the (Kawardha) 


Court of I Civil Judge Class-I. 


Bilaspur, the 7th September 2023 


No. 1323/Confdl./2023/I-3-1/2023.—The following Civil Judges (Junior Division), as mentioned in 
Column no. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place mentioned in Column no. (3) to the place 
shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as 
mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Ku. Divya Goyal, VI Civil Raipur Sakti Sakti Civil Judge Class-I 
Judge Class-II. 
2. Shri Niraj Shrivastava, VII Bilaspur Raigarh Raigarh I Additional Judge to 
Civil Judge Class-II. the Court of I Civil 


Judge Class-II. 


3012 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 [ भाग 1 


Bilaspur, the 7th September 2023 


No. 1325/Confdl./2023/1-3-1/2023.—The following candidate as mentioned in Column no. (2), appointed 
on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Govern- 
ment vide Order No. 9885/2832/21-B/C.G./2023 dated 11-08-2023, is posted in the capacity as mentioned against her 
name in Column No. (3) of the table below, with a direction to join her place of posting on or before 19-08-2023 :— 


TABLE 
S.No. Name Posted as 
(1) (2) (3) 
1. Ku. Khushboo Jain, D/o Shri Preetam Kumar वा Civil Judge Class-II, Mahasamund 


Jain 


By order of the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


